सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 चैत्र , 1937 ( श०) 


संख्या 257 राँची, बुधवार , 


20 अप्रैल , 2016 ( ई० ) 


जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम | 

. . . . . . . . . . 

अधिसूचना 
18 अप्रैल, 2016 


संख्या- 551/ M. . सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्री शाह ब्रदर्स , श्याम मेडिकल , सदर बाजार , 
चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा करमपदा के रकबा 233. 89 हे०क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क एवं 
मैंगनीज खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 9 जुलाई , 2001 विभाग 
के समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन 
के फलस्वरूप खनन पट्टा का अवधि विस्तार नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत शत्र्ता एवं बंधेजों का पट्टेधारी 
द्वारा अनुपालन/ जाँच प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं०882/ एम दिनांक 
01 अप्रैल, 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी के आवेदन दिनांक 29 जून , 2015/ 20 अगस्त , 2015 के 
आलोक में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । पट्टेधारी को सूचित कर खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार दिनांक 
8 अप्रैल , 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व 
खनन पट्टेधारी सर्वश्री शाह ब्रदर्स का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 अप्रैल , 2016 
अत: उपरोक्त वर्णित क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी हेतु रिक्त है। क्षेत्र के बन्दोबस्ती/नीलामी हेतु इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् खनिज समनुदान नियमावली, 2016, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य ) नियम , 2015 
एवं खनिज (नीलामी) नियमावली 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


क्षेत्र का विवरण 


1.जिला - पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - करमपदा 
3.रकबा - 233. 89 हे० 
4. खनिज - लौह अयस्क एवं मैंगनीज 


ह० / 


( एम०एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी, 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 17 मार्च, 2016 
जिला खनन कार्यालय , चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
18 अप्रैल , 2016 


संख्या- 552 / M.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार खिरवाल, खिरवाल मार्केट, सदर 
बाजार , चाईबासा द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा बांधबुरू के रकबा 19 . 331 हे०क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क 
खनिज के खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 18 अप्रैल, 2001 विभाग के 
समक्ष विचाराधीन था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के 
फलस्वरूप खनन पट्टा का अवधि विस्तार नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत शत्र्ता एवं बंधेजों का पट्टेधारी द्वारा 
अनुपालन/ जाँच प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं० 883/ एम दिनांक 
1 अप्रैल, 2016 द्वारा अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी के आवेदन दिनांक 26 जून , 2015 /19 अगस्त, 2015 के आलोक 
में अवधि विस्तार की पात्रता नहीं पाई गई । पट्टेधारी को सूचित कर खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार दिनांक 
8 अप्रैल, 2016 को सरकार के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है। फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व 
खनन पट्टेधारी श्री अनिल कुमार खिरवाल का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 

अत: उपरोक्त वर्णित क्षेत्र बन्दोबस्ती/ नीलामी हेतु रिक्त है । क्षेत्र के बन्दोबस्ती/ नीलामी हेतु इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् खनिज अनुदान नियमावली, 2016, खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम , 2015 
एवं खनिज ( नीलामी ) नियमावली 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


क्षेत्र का विवरण 


1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - बांधबुरू 
3.रकबा - 19.331 हे . 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह०/ 
( एम०एम० सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

चाईबासा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 20 अप्रैल , 2016 


जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम 


अधिसूचना 
18 अप्रैल , 2016 


संख्या- 553/ M.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पदम कुमार जैन , गांधी टोला, चाईबासा द्वारा 
पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा राजाबेड़ा के रकबा 41.639 हे० क्षेत्र पर धारित लौह अयस्क खनिज के खनन 
पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 23 फरवरी, 2007 विभाग के समक्ष विचाराधीन 
था । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप खनन 
पट्टा का अवधि विस्तार नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत शत्र्ता एवं बंधेजों का पट्टेधारी द्वारा अनुपालन/ जाँच 
प्रक्रियाधीन था । झारखण्ड सरकार , खान एवं भूतत्व विभाग के राज्यादेश सं० 884/एम दिनांक 01अप्रैल, 2016 द्वारा 
अवधि विस्तार हेतु पट्टेधारी के आवेदन दिनांक 29 जून , 2015/19 अगस्त, 2015 के आलोक में अवधि विस्तार 
की पात्रता नहीं पाई गई । पट्टेधारी को सूचित कर खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार दिनांक 8 अप्रैल , 2016 को सरकार 
के पक्ष में सार्वजनिक घोषणा कर ले लिया गया है । फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् से पूर्व खनन पट्टेधारी श्री पदम 
कुमार जैन का इस क्षेत्र पर अब कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है । 

अत: उपरोक्त वर्णित क्षेत्र बन्दोबस्ती/नीलामी हेतु रिक्त है। क्षेत्र के बन्दोबस्ती/ नीलामी हेतु इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् खनिज अनुदान नियमावली, 2016 , खान ( खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम , 2015 
एवं खनिज ( नीलामी ) नियमावली 2015 के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


क्षेत्र का विवरण 


1.जिला- पश्चिमी सिंहभूम , 
2. मौजा - राजाबेड़ा 
3.रकबा - 41.639 हे० 
4. खनिज - लौह अयस्क 


ह० / 


( एम० एम०सिंह ) 
सहायक खनन पदाधिकारी, 

चाईबासा । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 5 7 – 50 | 


